सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

27 फाल्गुन , 193 8 ( श०) 
संख्या 2 2 8 राँची, गुरुवार 

17 मार्च, 2 0 16 ( ई० ) 


विधि विभाग 


अधिसूचना 
15 मार्च, 2016 


संख्या- 40/ 2 0 10 - 6 6 1--विधि विभाग झारखण्ड , रांची के पत्र संख्या - सू० को0 -4 0 / 2 0 10 - 4 3 2/ जे0 , 
दिनांक 2 मार्च, 2015 . मे आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना के अधिकार 
अधिनियम , 2005 की धारा - 05 एवम 19( 1) के अंतर्गत विधि विभाग , झारखण्ड रांची के लिये श्री राज कमल 
मिश्रा, संयुक्त सचिव सह विधि परामर्शी , विधि विभाग, झारखण्ड, रांची को प्रथम अपीलीय प्राधिकार घोषित किया 
जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


बी0 बी0 मंगलमूर्ति, 
प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 22 8 – 50 । 


